सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 670 


14 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

___ 5 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
22 जून , 2016 ई0 । 


संख्याः- 12 / प्रो०- 09- 03/ 2015 का० 5296 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजीव 
सिन्हा, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 65) ( पी०बी० ॥ रू० 9300- 34800 /-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), गृह, कारा एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600- 39100/- ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5297-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री ललन 
कुमार केतु, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 66 ) ( पी०बी० ॥ रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), 
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति 
समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० || रू० 15600 - 39100/- ग्रेड 
वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो०- 09 -03 / 2015 का० 5298-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजीव 
कुमार यादव, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -67) (पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), उच्च 
एवं तकनीकी षिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 5 अगस्त , 2016 
संख्याः- 12 / प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5299-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री दिलीप 
कुमार , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -68) (पी०बी० || रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन- रू० 4800), कृषि, पषुपालन 
एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5300-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अजीत 
कुमार सिन्हा, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 69) ( पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), 
योजना- सह -वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन- रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो०-09- 03 / 2015 का० 5301-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री दिनेश 
प्रसाद, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 70) (पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), भवन निर्माण 
विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पी०बी० || रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 / प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5302 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रविन्द 
कुमार सिन्हा, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 71) (पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), उर्जा 
विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600- 39100/- ग्रेड वेतन - रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 /प्रो०- 09-03/ 2015 का० 5303 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सोहन 
प्रसाद, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -72) ( पी०बी० || रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन - रू0 4800), कृषि, पर्णपालन 
एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600-39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्याः- 12 / प्रो० - 09 - 03 / 2015 का० 5304-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री विनय 
कान्त , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 73) ( पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन - रू0 4800 ), योजना- सह 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त 
सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600-39100/- ग्रेड वेतन- रू0 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 /प्रो० -09-03 / 2015 का० 5305-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री कृष्णा 
प्रसाद गुप्ता, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक-74) (पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० || रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5306-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राजेश 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 75 ) ( पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), राजस्व पर्षद , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 अगस्त, 2016 
झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03/ 2015 का० 5307-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
पाण्डेय , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -76) (पी०बी० || रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ),उर्जा विभाग , 
झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पी०बी० ||| रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12/प्रो०-09- 03 / 2015 का० 5308 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री मनोज 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 77 ) (पी०बी० || रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), भवन निर्माण 
विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600- 39100/- ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/प्रो०-09 -03 / 2015 का० 5309 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
कुमार सिंह , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 78) (पी०बी० || रू० 9300 - 34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/प्रो० -09-03 /2015 का० 5310 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक-79) (पी०बी० ॥ रू० 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800), सूचना 
प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेस विभाग , झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के 
आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो० - 09 - 03/ 2015 का० 5311-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संतोष 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 80) ( पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800), जल संसाधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600 -39100 / -ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03/ 2015 का० 5312-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री उदय 
शंकर , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 81 ) (पी०बी० || रू० 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), स्वास्थ्य , 
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600) में 
प्रोन्नति दी जाती है । 


__ संख्याः- 12/प्रो०- 09 -03/ 2015 का० 5313-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री कुमार 
मधुरेन्द्र, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 82) ( पी०बी० || रू० 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), ग्रामीण 
विकास विभाग , झारखण्ड, राँची, ( प्रतिनियुक्त राज्यपाल सचिवालय) को विभागीय प्रोन्नति समिति की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 अगस्त , 2016 
अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600- 39100/- ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में 
प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो०-09- 03 / 2015 का० 5314-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री श्रवण 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 83) (पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन - रू0 4800 ), मुख्य सचिव 
कार्यालय , झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन- रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5315 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री शिव 
शंकर , आप्त सचिव (कोटि क्रमांक -84) (पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800),उद्योग , खान 
एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09 -03 / 2015 का० 5316 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री ज्ञानेश 
चन्द्र झा ज्ञानी , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 85 ) (पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू0 4800 ), 
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० || रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन -रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो० - 09 - 03/ 2015 का० 5317-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रामाश्रय 
प्रसाद, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 86 ) (पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), वन, पर्यावरण 
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600-39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 / प्रो० - 09- 03 / 2015 का० 5318-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री मनोज 
कुमार दास , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -87) (पी०बी० || रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), मुख्य 
सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त 
सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो० -09-03 / 2015 का० 5319-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री ओम 
प्रकाश पाण्डेय, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक -88 ) (पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), 
परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त 
सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600-39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 / प्रो०- 09 -03 / 2015 का० 5320 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजीत 
कुमार सिन्हा, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 89) (पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), 
झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 अगस्त , 2016 
संख्याः- 12/ प्रो० - 09 - 03 / 2015 का० 5321 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री आदित्य 
नारायण पाठक, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 90 ) (पी०बी० ॥ रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 

संख्याः- 12 / प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5322 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 91 ) ( पी०बी० ॥ रू० 9300- 34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), उच्च एवं 
तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100/ - ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 / प्रो० - 09- 03 / 2015 का० 5323 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अंजनी 
कुमार वर्मा, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 92) (पी०बी० || रू० 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), उत्पाद 
एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12/ प्रो०-09 -03 / 2015 का० 5324-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री विनोद 
कुमार , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 93) ( पी०बी० || रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), वन , पर्यावरण 
एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० || रू० 15600- 39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03/ 2015 का० 5325-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
कुमार मेहता, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक -94 ) (पी०बी० || रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन- रू0 4800 ), राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची ( प्रतिनियुक्त राज्यपाल सचिवालय ) को विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600-39100 / 
ग्रेड वेतन - रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12/प्रो०- 09 -03 / 2015 का० 5326-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 95 ) ( पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन -रू० 4800 ), कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के 
आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100/- ग्रेड वेतन- रू0 6600) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो०- 09 - 03 / 2015 का० 5327-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अजनीश 
कुमार , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 96 ) (पी०बी० || रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के 
आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन -रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 अगस्त , 2016 
संख्याः- 12/ प्रो०-09- 03 / 2015 का० 5328 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री रघुवीर 
राय, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -97 ) ( पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), कल्याण विभाग , 
झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि 
( पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 /प्रो0-09-03 / 2015 का0 5329 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री महेश 
प्रसाद, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -98) ( पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600 - 39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03/ 2015 का० 5330 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रमोद 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक-99) ( पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), पथ निर्माण 
विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 / प्रो०-09 -03 / 2015 का० 5331-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नवीन 
कुमार , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 100 ) (पी०बी० ॥ रू० 9300 -34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), कार्मिक, 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के 
आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन- रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03/ 2015 का० 5332 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री श्यामदेव 
चौधरी , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 129 ) (पी०बी० || रू० 9300 -34800 /-, ग्रेड वेतन -रू० 4800), मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान 
आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू0 15600- 39100/- ग्रेड वेतन - रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12 /प्रो० -09-03 / 2015 का० 5333 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अमृत 
चौधरी , आप्त सचिव (कोटि क्रमांक -131) (पी०बी० || रू० 9300-34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), जल संसाधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव 
कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600 -39100 /-ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्याः- 12 / प्रो० -09 -03 / 2015 का० 5334-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री महेश 
कुमार राव, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक - 133) (पी०बी० || रू० 9300- 34800/-, ग्रेड वेतन - रू० 4800), राजस्व, 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० || रू० 15600-39100 /- ग्रेड वेतन -रू० 6600 ) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 

___ संख्याः- 12 / प्रो०-09-03/ 2015 का० 5335 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अवधेश 
पासवान , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -143) (पी०बी० || रू० 9300 - 34800/-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), स्कूली 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 5 अगस्त , 2016 
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में 
प्रधान आप्त सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू0 15600-39100 /- ग्रेड वेतन- रू0 6600) में प्रोन्नति दी जाती है | 


संख्याः- 12/ प्रो० -09-03/ 2015 का० 5336 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अनूप 
कुमार, आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -146) (पी०बी० || रू० 9300- 34800 /-, ग्रेड वेतन- रू० 4800 ), मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक 
में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० ||| रू० 15600 -39100/- ग्रेड वेतन - रू० 6600) में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्याः- 12/ प्रो०-09-03 / 2015 का० 5337 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री संजय 
चौधरी , आप्त सचिव ( कोटि क्रमांक -150 ) (पी०बी० || रू० 9300- 34800 /-, ग्रेड वेतन - रू० 4800 ), ग्रामीण 
विकास विभाग , झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंशा के आलोक में प्रधान आप्त 
सचिव कोटि ( पी०बी० ||| रू० 15600 -39100 /- ग्रेड वेतन - रू0 6600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 


2. सबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में 
पदभार ग्रहण करने के उपरांत प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 670 - 50 | 


